सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 78 


6 पौष, 1938 ( २० ) 
राँची, मंगलवार , - 

27 दिसम्बर , 2016 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
23 दिसम्बर , 2016 ई० । 


संख्या -1 /पी० -106 / 2016 का .-10964 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
आदित्य कुमार आनन्द, भा .प्र. से. ( झाः2013 ) को दिनांक 1 जनवरी , 2017 के प्रभाव से भा . प्र. से . के 
सीनियर टाईम स्केल (संयुक्त सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री आनन्द अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या-1/ पी०- 106/ 2016 का .-10965 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर पदस्थापित सुश्री 
आकांक्षा रंजन , भा .प्र.से . ( झाः2013) को दिनांक 1 जनवरी, 2017 के प्रभाव से भा .प्र.से. के सीनियर 
टाईम स्केल (संयुक्त सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

___ 2. सुश्री रंजन अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बनी रहेंगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 दिसम्बर , 2016 
संख्या-1 / पी०- 106 / 2016 का . - 10966-- अनुमण्डल पदाधिकारी , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री 
शशि रंजन, भा .प्र. से. ( झाः2013 ) को दिनांक 1 जनवरी, 2017 के प्रभाव से भा . प्र.से . के सीनियर टाईम 
स्केल (संयुक्त सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 

2. श्री रंजन अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या -1/ पी०-106 / 2016 का .- 10967-- अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री सूरज कुमार, भा.प्र. से. ( झाः2013) को दिनांक 1 जनवरी , 2017 के प्रभाव से भा .प्र. से. के 
सीनियर टाईम स्केल ( संयुक्त सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे | 


___ संख्या- 1/ पी०-106 / 2016 का .- 10968 -- अनमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा. प्र.से . ( झाः2013) को दिनांक 1 जनवरी , 2017 के प्रभाव से भा .प्र. से. के 
सीनियर टाईम स्केल (संयुक्त सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती पासी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बनी रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 78-- 50 


